निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 235 ) पटना, शुक्रवार, 24 मार्च 2017 


स्वास्थ्य विभाग 


आदेश 
( शुद्धि - पत्र) 

12 जनवरी 2017 
सं० 16 / एच.ई. - 3 / 2014 - 25 ( आ० चि० ) - आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना के निकासी एवं 
व्ययन पदाधिकारी से संबंधित निर्गत स्वास्थ्य विभागीय आदेश सं0 21 ( आOचि०), दिनांक 11.01.2017 में अंकित "बिहार 
कोषागार संहिता के नियम 148 " के स्थान पर शुद्ध रूप में "बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 " पढ़ा जाय । 
2. आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेंगी । 

आदेश से , 
शेखर चन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 235 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


